निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 माघ 1936 ( श ) 
( सं0 पटना 243 ) पटना , वृहस्पतिवार , 5 फरवरी 2015 


जल संसाधन विभाग 


- - 


अधिसूचना 

23 जनवरी 2015 
सं0 22 / नि०सि० (पट )- 03 - 20 / 2006 / 241 - श्री गिरीश चन्द्र साफी ( आई0डी0 - 4565), तत्कालीन कार्यपालक 
अभियंता, फुलवरिया नहर प्रमडंल, सिरदल्ला द्वारा उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि वर्ष 2006 - 07 में वर्षा के पूर्व 
आवंटन मिलने के बावजूद नहरों के रख - रखाव इस लायक नहीं बनाये जाने जिससे कि पानी नहर के टेल एंड तक जा 
सके एवं इससे संबंधित अन्य आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक - 452 दिनांक 29.05 .09 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र क गठित 
कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत स्पष्टीकरण पूछा गया । 

श्री साफी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । समीक्षा में पाया गया कि अभियंता 
प्रमुख ने स्वयं स्थल निरीक्षण किया । और उसमें श्री साफी भी उपस्थित थे । निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार बायाँ 
आउटलेट्स के जलाशय में जल उपलब्ध रहने के उपरान्त भी 384 क्यूसेक के रूपांकित क्षमता के विरूद्ध मात्र 25 
क्यूसेक जल प्रवाहित हो रहा था और दाहिने आउटलेट्स में 84 क्यूसेक जल के विरूद्ध मात्र 05 क्यूसेक जल प्रवाहित हो 
रहा था जबकि नहर के रख - रखाव हेतु वर्ष 2006 - 07 में शीर्ष 2701 के अधीन राशि उपलब्ध थी । यहाँ तक कि मौसमी 
मजदूर के लिए भी राशि उपलब्ध कराई गई थी और 12 दैनिक वेतनभोगी मजदूर भी कार्यरत थे । फिर भी नहर में 
जंगल था और जल प्रवाहित नहीं हो रहा था । इसकी स्वीकारोक्ति श्री साफी, कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने स्पष्टीकरण 
में भी किया गया है । समीक्षोपरान्त अभियंता प्रमुख (मध्य) के द्वारा दिया गया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं श्री साफी, कार्यपालक 
अभियंता के स्पष्टीकरण में नहरों में जंगल रहने की स्वीकारोक्ति तथा अत्यन्त कम जलश्राव रहने के कारण अपेक्षित 
पटवन नहीं करने के कारण श्री साफी, कार्यपालक अभियन्ता को निन्दन दण्ड देने का निर्णय लिया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 फरवरी 2015 
1. एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 

उपरोक्त वर्णित स्थिति श्री गिरीश चन्द्र साफी , तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, फुलवरिया नहर प्रमंडल , 
सिरदल्ला सम्प्रति कार्यपालक अभिययंता , तिरहुत नहर प्रमण्डल, लालगंज ( वैशाली) को निम्न दंड दिया एवं संसूचित किया 
जाता है - 
1. एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सतीश चन्द्र झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 243 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic . in 


